निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 भाद्र 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 757 ) पटना , सोमवार , 19 सितम्बर 2016 


कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ 


आदेश 

6 सितम्बर 2016 
सं0 7568 - चूकि अधोहस्ताक्षरी के आदेश ज्ञापांक - 5720 , दिनांक 09. 09. 2015 के द्वारा मो . सोहैल जिला 
पदाधिकारी, मधेपुरा को मधेपुरा - सुपौल केन्द्रीय सहकारी बैंक लि ., मधेपुरा का परिसमापक एवं आदेश ज्ञापांक 2553 
दिनांक 28.04.2015 द्वारा संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, कोशी प्रमण्डल, सहरसा को संयुक्त परिसमापक एवं 
ज्ञापांक 2233 दिनांक 13.04. 2015 द्वारा श्री समरेश कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा को सहायक 
परिसमापक नियुक्त किया गया है । 

सम्प्रति संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ, कोशी प्रमण्डल, सहरसा - सह - संयुक्त परिसमापक मधेपुरा सुपौल 
केन्द्रीय सहकारी बैंक लि ., मधेपुरा ने अपने पत्रांक - 35 (परि.) स. स . सहरसा दिनांक 19.08. 2016 के द्वारा श्री समरेश 
कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने के फलस्वरूप नवपदस्थ जिला सहकारिता 
पदाधिकारी, श्री आनन्द कुमार चौधरी को सहायक परिसमापक नियुक्त करने का अनुरोध किया है । 

अतएव मैं नरेन्द्र प्रसाद मंडल , निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार , पटना, बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 
1959 के नियम – 64 ( 2) में निहित प्रावधान के आलोक में तुरन्त के प्रभाव से श्री आनन्द कुमार चौधरी , जिला 
सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा को परिसमापनाधीन मधेपुरा - सुपौल केन्द्रीय सहकारी बैंक लि ., मधेपुरा का " सहायक 
परिसमापक " नियुक्त करता हूँ । 

आदेश से , 

नरेन्द्र प्रसाद मंडल , 
निबंधक, सहयोग समितियाँ , बिहार, पटना । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 757 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


